HOM 

सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 भाद्र , 1944 ( श ० ) 

संख्या - 420 राँची , बुधवार , 24 अगस्त , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

अधिसूचना 
19 जुलाई , 2022 


संख्या- 1 / प्रशि0-901 / 2013 का ० - 4354 - - सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री मनीष रंजन , भा.प्र.से. ( झा : 2002 ) ( अतिरिक्त प्रभार सचिव , ग्रामीण कार्य 
विभाग , झारखण्ड , राँची ) के दिनांक 18.07.2022 से 12.08.2022 तक MCT , Phase - IV प्रशिक्षण 
के लिए प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके प्रशिक्षण की अवधि तक के लिए श्री अजय कुमार सिंह 
भा.प्र.से. ( झाः 1995 ) , प्रधान सचिव , वित्त विभाग , झारखण्ड अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव , 
ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची तथा प्रधान सचिव , ग्रामीण कार्य विभाग , झारखण्ड , राँची के 
भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 24 अगस्त , 2022 


संख्या- 1 / प्रशि ० - 901/2013 का ० - 4355-- प्रभारी प्रमण्डलीय आयुक्त , कोल्हान प्रमण्डल , चाईबासा 
के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार , भा.प्र.से. ( झा : 2007 ) के दिनांक -18.07.2022 से 
12.08.2022 तक MCT , Phase - IV प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके प्रशिक्षण की 
अवधि तक के लिए श्री के ० श्रीनिवासन , भा.प्र.से. ( झा : 2005 ) , निदेशक , श्रीकृष्ण लोक प्रशासन 
संस्थान , राँची ( अतिरिक्त प्रभार के रूप में अधिसूचित प्रमण्डलीय आयुक्त , दक्षिणी छोटानागपुर 
प्रमण्डल , राँची ) अपने कार्यों के साथ प्रमण्डलीय आयुक्त , सिंहभूम ( कोल्हान ) प्रमण्डल , चाईबासा के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार , 

सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 420-50 


